निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 880 ) 


30 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 22 अक्तूबर 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि पत्र 

27 जून 2014 
सं0 7 / आरोप - 06 - 5 / 2014सा0प्र0 8770 — विभागीय अधिसूचना संख्या - 6219 दिनांक 09. 05. 2014 द्वारा श्री 
संदीप शर्मा (न्यायिक दंडाधिकारी, पटना) का त्याग पत्र स्वीकृत है, जिसमें त्रुटिवश पदनाम प्रशिक्षु अवर न्यायाधीश 
( कनीय कोटि ) अंकित हो गया है । 

अतः प्रशिक्षु अवर न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) के स्थान पर पदनाम प्रशिक्षु असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) 
पढा जाय । 
2. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 880 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


